रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


REGISTEREDNo. D . L .--- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपान 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , शुक्रवार , मई 11 , 2012 / वैशाख 21 , 1934 
DELHI, FRIDAY,MAY 11, 2012/ VAISAKHA 21, 1934 


- 


- 


सं . 86 ] 


[ रा. रा. रा . क्षे. दि . सं . 36 

IN. C. T. D . No. 36 


No. 861 


भाग - IV 

PART -IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 मई, 2012 
सं 182 / नियम / डी .एच. सी . - दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम , 1966 ( 1966 के अधिनियम 26 ) की धारा 7 के साथ 
पठित सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 की धारा 122 तथा 129 तथा इस निमित्त बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
दिल्ली उच्च न्यायालय एतदद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय नियम तथा आदेश , खंड - V के अध्याय 3 के भाग ब के नियम 1 में 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. दिल्ली उच्च न्यायालय नियम तथा आदेश, खंड - V के अध्याय 3 के भाग ब के नियम 1 में निम्नलिखित को खंड 
( xix ) के रूप में प्रविष्ट किया जाएगा एवं वर्तमान खंड ( xix ) एवं ( xx ) को क्रमश : खंड ( xx ) एवं ( xxi ) के रूप में पुनः 
संख्यांकित किया जाएगा : 

" ( xix ) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 2 में वर्णित सांविधिक अधिकरण के आदेशों से उत्पन्न याचिकाओं/ अपीलों की सुनवाई 
या तो एकल न्यायाधीश अथवा दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा तालिका के स्तंभ 3 में वर्णित प्रविष्टियों के अनुसार 
होगी । 
माननीय मुख्य न्यायाधीश तालिका के स्तंभ 2 एवं 3 में समय - समय पर जोड़, हटा अथवा संशोधन कर सकते हैं : 


" 


india 


क्रम सं . 


सांविधिक अधिकरण 


याचिका/ अपील सुनी जाएं 


( 2 ) 


( 3 ) 


केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( सी . ए. टी . ) 


दो न्यायाधीशों की खंडपीठ 


ऋण वसूली अधिकरण ( डी. आर. टी. ) 


दो न्यायाधीशों की खंडपीठ 


2 
1699 DG/ 2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- [ PART IV 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


दो न्यायाधीशों की खंडपीठ 


ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण ( डी . आर.ए. टी ) 
लोकायुक्त 
औद्योगिक विवाद अधिकरण 


दो न्यायाधीशों की खंडपीठ 


एकल न्यायाधीश 


दिल्ली स्कूल अधिकरण 


एकल न्यायाधीश 


एकल न्यायाधीश 


नई दिल्ली नगर निगम 
दिल्ली नगर निगम अधिकरण 


किराया नियंत्रण अधिकरण 


एकल न्यायाधीश 


मोटर वाहन अधिनियम अधिकरण 


एकल न्यायाधीश 


रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम 


एकल न्यायाधीश 


कर्मकार प्रतिकर अधिकरण 


एकल न्यायाधीश 


12 


. 


कर्मचारी भविष्य निधि अधिकरण 


एकल न्यायाधीश 


टिप्पण : यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रवृत होंगे । 


न्यायालय के आदेशानुसार , 
वी . पी. वैश्य , महानिबंधक 


HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 11th May , 2012 
No. 182/Rules/DHC.-— In exercise of the powers conferred by Section 7 ofthe Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 
1966 ) read with Sections 122 and 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and all other powers enabling it in this behalf, the 
High Court of Delhi, hereby makes the following amendments to Rule 1 of Part B of Chapter 3 of the High Court Rules & 
Orders , Volume V : 

1. The following sha ]] be inserted as clause (xix ) ofRule 1 ofPart B of Chapter 3 ofthe High Court Rules and Orders, 
Volume V and the existing clauses (xix ) and (xx ) shall be renumbered as clauses (xx ) and (xxi) respectively : 
"{ xix) Petitions / Appeals arising fromthe orders of statutory Tribunals, as mentioned in column 2 of the Schedule 

appended hereunder, shall be heard either by a Single Judge or by a bench of two Judges as per the entries 
mentioned in Column 3 of the Schedule . 
Hon ble the Chief Justice can , from time to time, add , delete ormodify columns 2 and 3 of the Schedule, 


SCHEDULE 


SI. No . 


Statutory Tribunals 


Petition /Appeal to be heard by 


- 


- 


( 2 ) 


(3 ) 


Central Administrative Tribunal (CAT ) 


Bench of two Judges 


Debt Recovery Tribunal( DRT ) 


Debt Recovery Appellate Tribunal (DRAT) 
Lokayukta 


Bench of two judges 
Bench of two judges 
Bench of two Judges 


- 


- 


- 


NH 


- - -- - 


. . 


-- . ... 


. . 


- 


PART In 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


( 2 ) 


( 3 ) 


Industrial Dispute Tribunal 
DeiniSchooi Tribunai 
NDMC / MCD Tribunal 


Rent Control Tribunal 


Single Judge 
Singie judge 
Single Judge 
Single Judge 
Single Judge 
Single Judge 
Single Judge 
Single Judge 


Motor Vehicle Act Tribunal 
Railway Claim TribunalAct 

Workman Compensation Tribunal 
___ 12 Employee Provident Fund Tribunal 
Note : These amendments shall come into force with immediate effect. 


By Order of the Court , 
V. P. VAISH RegistrarGeneral 


भूमि एवं भवन विभाग 

अधिसूचनाएं 
दिल्ली , 11 मई, 2012 


फा . सं. 10( 8 ) / 2011 / भू. व . भ . / भू. अ. / 2433. जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं 
सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा शहरी सड़क विस्तार - II, गांव मुंडका, दिल्ली के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह 
अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है । 


यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है , जिसके 
लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ . 10( 8 ) / 2011/ भ. व भ./ भ. अ./15672 दिनांक 10 - 2 - 2012 
के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर ( पश्चिम ) को उक्त भूमि 
का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर ( पश्चिम ), ओल्ड मिडिल स्कूल बिल्डिंग, रामपुरा , दिल्ली के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 


गाव का नाम 


कुल क्षेत्र 


खसरा नं . 


क्षेत्र 
(बिघा -बिस्वा -बिस्वांसी ) 


( बिघा -बिस्वा -बिस्वांसी ) 


मुंडका 


0 - 12 - 0 


911/ 20/ 2/ 1 


0 - 12 - 0 


LAND AND BUILDING DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 11th May, 2012 
No. F. 10 (8 )/2011 /L & B /LA /2433.- -Whereas the Lt.Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken 
by Government at the public expense for a public purpose , construction of Urban Extension 
Road - II village Mundka. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose. 

This declaration is made under the provisions ofSection 6 of the Land Acquisition Act , 1894 in respect of the land 
notified U/s4 of L. A. Act, 1894 vide Notification No. F. 10( 8 )/ 2011/ L & B/LA/15672 dated 10 - 2 - 2012 to all whomit may 
concern .Under the provisions ofSection 7, of the said Act ,the Land Acquisition Collector (West). Delhi is hereby directed 
to take orders for the acquisition of the said land . 

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (West ), Old Middle School 
Building, Rampura,Delhi. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


SPECIFICATION 


Village 


Total Area 


Khasra No. 


Area 


(Bigha - Biswa- Biswansi ) 


( Bigha- Biswa- Biswansi) 


Mundka 


0-12-0 


91//2012/ 1 


0-12-0 


फा . सं 10( 8 ) / 2011 / भू . व. भ . / भू . अ. / 2434. - भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल, भूमि अधिग्रहण कलैक्टर ( पश्चिम ) , दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त 

अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका 
विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ . 10 ( 8 )/ 2011 / भू. व भ./ भू. अ./15672 दिनांक 10 - 2- 2012 धारा 4 एवं एफ . 10 ( 8 )/ 2011/ भू. व भ./ 
भू. अ./2433 दिनांक 11 - 5 - 12 धारा 6 में दिया हुआ है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर, 


विनय कुमार , अतिरिक्त सचिव ( भूमि एवं भवन ) 


No. F. 10 (8)/2011/L & B /LA /2434. — In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 17 of the 
Land Acquisition Act, 1894 , the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (West), Delhi to take 
possession of land the specification of which is given in the Notification No. F . 10 ( 8 )/2011/ L & B /LA / 15672 dated 10 -2 - 2012 
U /s 4 and No . F. 10 (8 )/2011/L & B /LA /2433 dated 11-5 - 2012 U /s 6 of the said Act on expiry of15 days from publication of the 
notice under sub -section ( 1 ) of Section 9 of the said Act, 

By Order and in the Name of the Lt.Governor of Delhi, 

VINAY KUMAR, Addl. Secretary ( L & B ) 


माप तोल विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली , 11 मई , 2012 


फा . सं. 7( 7 )डब्ल्यू. एण्ड एम. /प्रशासन / 2011 / 1027 - 39. -विधिक माप अधिनियम , 2009 ( 2010 का 1 ) की धारा 14 की 
उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 2 ( क्यू ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु अधिनियम के उद्देश्यों के लिये श्री ब्रहम प्रकाश को विधिक माप पद्धति अधिकारी ( ग्रेड - 3 ) नियुक्त करते हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर , 

एस. एस . कनावत , नियन्त्रक ( विधिक माय पद्धति ) 


DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES 

NOTIFICATION 

Delhi, the lith May, 2012 
No. F . 7 (7 ) /W & M /Admn ./ 2011/ 1027 - 39 . - In exercise of the powers conferredby sub-section ( 1) of Section 14 of 
the LegalMetrology Act 2009 ( 1 of 2010 ) and read with Section 2 (a ) of the said Act , the Lt. Governor of the National Capital 
Territory ofDelhi hereby appoints Sh. Braham Prakash as LegalMetrology Officer (Gr.-III) for the purpose of the said Act, 
for the National Capital Territory of Delhi. 


By Order and in the Name of the LieutenantGovernor of National Capital Territory ofDelhi, 


. 


S. S. KANAWAT, Controller, ( Legal Metrology ) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


